निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 552 ) 


20 आश्विन 1934 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 12 अक्तूबर 2012 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 
5 सितम्बर 2011 


सं0 पर्या० / वन - 42 / 2002 – 418( ई० ) / प०व० - पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 के तहत् अधिसूचित जीव 
चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन ) नियमावली, 1998 के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य सभा समिति 
द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक / दिनांक - 21 .07 .2010 के 
द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है : 
1. प्रधान सचिव , 

अध्यक्ष 
पर्यावरण एवं वन विभाग , 
बिहार, पटना 
अध्यक्ष, 

सदस्य 
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद , 
बिहार, पटना 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , 

सदस्य 
बिहार, पटना 
प्रधान सचिव, 

सदस्य 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , 
बिहार, पटना 
निदेशक प्रमुख, 

सदस्य 
स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा 
एवं परिवार कल्याण विभाग , 
बिहार, पटना 
प्रधान सचिव, 

सदस्य 
नगर विकास एवं आवास विभाग , 
बिहार, पटना 


- 


- 


बिहार गजट ( असाधारण), 12 अक्तूबर 2012 
प्रशासक , 

सदस्य 
पटना नगर निगम, पटना 
निदेशक , 

सदस्य 
इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना 
अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना 

सदस्य 
10. सदस्य सचिव , 

संयोजक 
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद , 

बिहार, पटना । 
यह समिति इस नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स से बिहार राज्य 
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (विहित प्राधिकरण ) को प्राप्त अनुश्रवण प्रतिवेदन / परामर्श की समीक्षा करेगी एवं अपना 
अनुश्रवण प्रतिवेदन / अनुशंसा राज्य सरकार एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को भेजेगी । बिहार राज्य 
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद उक्त प्रतिवेदन / अनुशंसा पर नियमानुसार कार्यान्वयन / कार्रवाई करेगी । 
इस समिति की बैठक आवश्यकतानुसार अथवा अधिकतम छ: माह में एक बार आयोजित की जा सकेगी । 
यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रामावतार राम , 
सरकार के विशेष सचिव । 


( ii ) 


(iii ) 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 552-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


